Reg .No.GR /RNP/GOA/ 32 


RNI NO.GOAENG /2002/6410 


Panaji , 9th May, 2005 (Vaishaka 19, 1927) 


SERIES IINo.5 


OFFICIAL GAZETTE 


GOAN 


GOVERNMENT OF GOA 


EXTRAORDINARY 

No.3 


GOVERNMENT OF GOA 


२. यतः ईस प्रकार हुई रिक्ती को भरने के प्रयोजन से 
उप -निर्वाचन कराना है; 


Department of Elections 


Office of the Chief Electoral Officer 


३. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , १९ ५१ (१ ९ ५१ 
क ४३) की धारा १५० की उपधारा (१) धारा ३० और ५६ 
के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा : 


Notification 


No. 5-26-2005 / ELEC 


The following Notifications No. 100 /GOA -LA / 11 /2005 , 
No. 100/ GOA-LA/ 14/ 2005, No. 100/ GOA-LA/ 28 / 2005 , 
No. 100 / GOA- LA/ 30 / 2005and No. 100 / GOA-LA/ 40/ 2005 
dated 9-5-2005 issued by the Election Commission of 
India , New Delhi are hereby published for general 
information . 


( अ) गोवा राज्य के ११ - तालीगांव विधानसभा निर्वाचन 
क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे ७-६-२००५ (मंगलवार ) 
से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों 

और किए गए आदेशों के उपबन्धो के अनुसार राज्य की 
विधानसभा में उक्त रिक्त को भरने के प्रयोजन से एक 
व्यक्ति निर्वाचित कर दे; 


Raajiv Yaduvanshi, Chief Electoral Officer 


( आ ) उक्त निर्वाचन संबध मे: 


Panaji , 9th May, 2005 . 


( क ) नाम निर्देशन करने की 

अंतिम तारीख 


१६-५-२००५ (सोमवार ) 


भारत निर्वाचन आयोग 


( ख ) नाम निर्देशन की संवीक्षा 

की तारीख 


१७-५-२००५ (मंगलवार ) 


निर्वाचन सदन , 
अशोक रोड , 
नई दिल्ली -११०००१ 

९ मई, २००५ 
दिनांक 

१ ९ वैशाख, १ ९ २७ ( शक ) 


(ग ) अभ्यार्थिताएं वापस लेने 

की अंतिम तारीख 


१ ९ -५-२००५ (बृहस्पतिवार ) 


( घ ) वह तारीख, जिसको यदि 

आवश्यक हुआ तो 
मतदान होगा 


२-६-२००५ ( बृहस्पतिवार) 


. 


अधिसूचना 
सं .. १००/ गोवा - वि . स./११ / २००५ (१ ):- यतः गोवा राज्य 
की विधानसभा . में ११ - तालीगांव विधानसभा निर्वाचन - क्षेत्र से 
निर्वाचित , श्री अतानासीयो मोन्सेरात ( बाबुश ) का स्थान उनके 
त्याग - पत्र देने के परिणामस्वरूप २ ९ - १-२००५ को रिक्त हो गया 
है; और 


( ङ ) वह तारीख, जिससे पूर्व 

निर्वाचन सम्पन्न करा लिया 
जाएगा नियत करता है; और ७-६-२००५ (मंगलवार ) 


सारामनारस 


74 .. 

OFFICIAL GAZETTE GOVT. OF GOA 
SERIES II No. 5 (EXTRAORDINARY No. 3 ) 

9TH MAY, 2005 
(ग ) ८.०० बजे पूर्वाहन से ५.०० बजे अपराहन तक का (ग ) अभ्यार्थिताएं वापस लेने 
समय , ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके 

की अंतिम तारीख १९ - ५-२००५ ( बृहस्पतिवार ) 
दौरान यदि आवश्यक हुआ तो , निर्वाचन के लिए 
उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा । 

( घ ) वह तारीख , जिसको यदि 

आवश्यक हुआ तो 
आदेश से 

मतदान होगा 

२-६-२००५ ( बृहस्पतिवार ) 
( ङ ) वह तारीख , जिससे पूर्व 
हस्ताक्षर / 

निर्वाचन सम्पन्नः करा लिया 
( के . आर. प्रसाद ) 

जाएगा नियत करता है; और ७-६-२००५ (मंगलवार ) 
सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 

( ग) ८.०० बजे पूर्वाहन से ५.०० बजे अपराहन तक का 

समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके 

दौरान यदि आवश्यक हुआ तो , निर्वाचन के लिए 
भारत निर्वाचन आयोग 

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा । 


- 


आदेश से 


निर्वाचन सदन , 
अशोक रोड , 
नई दिल्ली -११०००१ 
९. मई, २००५ 
१ ९ वैशाख, १९ २७ ( शक ) 


दिनांक 


हस्ताक्षर/ 
( के. आर. प्रसाद) 

सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
सं . १००/ गोवा -वि.स./ ११ / २००५ (१ ): यत : गोवा राज्य 
की विधानसभा में १४ - कुंभारजुवा विधानसभा निर्वाचन - क्षेत्र से 
निर्वाचित , श्री मडकईकर पांडूरंग का स्थान उनके त्याग - पत्र देने 
के परिणामस्वरूप ३१-१-२००५ को रिक्त हो गया है; और 


भारत निर्वाचन आयोग 


२. यतः ईस प्रकार हुई रिक्ती को भरने के प्रयोजन से 
उप -निर्वाचन कराना है; 


निर्वाचन सदन , 
अशोक रोड , 
नई दिल्ली -११०००१ 

९ मई, २००५ 
दिनांक 

१ ९ वैशाख, १ ९ २७ ( शक ) 


३. अतः अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , १ ९ ५१ (१ ९ ५१ 
क ४३ ) की धारा १५० की उपधारा (१ ) धारा ३० और ५६ 
के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा: 

( अ ) गोवा राज्य के १४ - कुंभारजुवा विधानसभा निर्वाचन 
क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे ७-६-२००५ (मंगलवार ) 
से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों 

और किए गए आदेशों के उपबन्धो के अनुसार राज्य की 
विधानसभा में उक्त रिक्त को भरने के प्रयोजन से एक 
व्यक्ति निर्वाचित कर दे; 


अधिसूचना 
सं. १००/ गोवा-वि.स./ ११/ २००५ (१):- यतः गोवा राज्य 
की विधानसभा में २८ - बाणावली विधानसभा निर्वाचन - क्षेत्र से 
निर्वाचित, श्री पाशेको फ्रांसिस्को जेवियर उर्फ मिकी पाशेको का 
स्थान उनके त्याग - पत्र देने के परिणामस्वरूप २९ - १-२००५ को 
रिक्त हो गया है; और 


२. यतः ईस प्रकार हुई रिक्ती को भरने के प्रयोजन से 
उप -निर्वाचन कराना है; 


( आ ) उक्त निर्वाचन संबध मे : 


(क ) नाम निर्देशन करने की 

अंतिम तारीख 


३. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १ ९ ५१ (१ ९५१ 
क ४३ ) की धारा १५० को उपधारा (१) धारा ३० और ५६ 
के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा : 


१६-५-२००५ . ( सोमवार ) 


ख ) नाम निर्देशन की संवीक्षा 
की तारीख 

१७-५-२००५ (मंगलवार ) 


( अ ) गोवा राज्य के २८ - बाणावली विधानसभा निर्वाचन 
क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे ७-६-२००५ (मंगलवार ) 


rununmarr 


OFFICIAL GAZETTE GOVT. OF GOA 

( EXTRAORDINARY No. 3 ) 


75 
9TH MAY, 2005 


SERIES II No. 5 


से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों 

और किए गए आदेशों के उपबन्धो के अनुसार राज्य की 
विधानसभा में उक्त रिक्त को भरने के प्रयोजन से एक 
व्यक्ति निर्वाचित कर 


निर्वाचित , श्री कामत दिगंबर वसंत का स्थान उनके त्याग - पत्र 
देने के परिणामस्वरूप २८-२-२००५ को रिक्त हो गया है; और 


दे; 


२. यतः ईस प्रकार हुई रिक्ती को भरने के प्रयोजन से 
उप -निर्वाचन कराना है। 


( आ ) उक्त निर्वाचन संबध मे : 


( क ) नाम निर्देशन करने की 

अंतिम तारीख 


३. अतः अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , १ ९५१ (१९ ५१ 
क ४३ ) की धारा १५० की उपधारा (१ ) धारा ३० और ५६ 
के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा : 


१६-५-२००५ (सोमवार ) 


( ख ) नाम निर्देशन की संवीक्षा 
की तारीख 

१७-५-२००५ (मंगलवार) 


(ग ) अभ्यार्थिताएं वापस लेने 

की अंतिम तारीख 


( अ) गोवा राज्य के ३० - मडगाव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 
से यह अपेक्षा करता है कि वे ७-६-२००५ (मंगलवार) से 
पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और 
किए गए आदेशों के उपबन्धो के अनुसार राज्य की 
विधानसभा में उक्त रिक्त को भरने के प्रयोजन से एक 
व्यक्ति निर्वाचित कर 


१९ -५-२००५ ( बृहस्पतिवार ) 


दे; 


( घ ) वह तारीख, जिसको यदि 

आवश्यक हुआ तो 
मतदान होगा 


२-६-२००५ ( बृहस्पतिवार) 


( आ ) उक्त निर्वाचन संबध में : 


( ङ ) वह तारीख , जिससे पूर्व 

निर्वाचन सम्पन्न करा लिया 
जाएगा नियत करता है; और ७-६-२००५ (मंगलवार ) 


( क ) नाम निर्देशन करने की 

अंतिम तारीख 


१६-५-२००५ ( सोमवार) 


( ख ) नाम निर्देशन की संवीक्षा 
की तारीख 

१७-५-२००५ (मंगलवार ) 


(ग ) ८.०० बजे पूर्वाहन से ५.०० बजे अपराहन तक का 

समय , ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके 
दौरान यदि आवश्यक हुआ तो , निर्वाचन के लिए 
उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा। 


(ग ) अभ्यार्थिताएं वापस लेने 

की अंतिम तारीख 


१ ९ - ५-२००५ ( बृहस्पतिवार ) 


( घ ) वह तारीख , जिसको यदि 


आदेश से 


आवश्यक हुआ तो 


मतदान होगा 


२-६-२००५ ( बृहस्पतिवार) 


हस्ताक्षर/ 
( के . आर. प्रसाद) 

सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 


( ङ ) वह तारीख, जिससे पूर्व 

निर्वाचन सम्पन्न करा लिया 
जाएगा नियत करता है, और ७-६-२००५ (मंगलवार ) 


भारत निर्वाचन आयोग 


( ग) ८.०० बजे पूर्वाहन से ५.०० बजे अपराहन तक का 

समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके 
दौरान यदि आवश्यक हुआ तो , निर्वाचन के लिए 
उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा । 


निर्वाचन सदन , 
अशोक रोड , 
नई दिल्ली-११०००१ 
९ . मई , २००५ 
१ ९ वैशाख , १ ९ २७ ( शक ) 


आदेश से 


दिनांक 


- 


अधिसूचना 


हस्ताक्षर/ 
( के . आर. प्रसाद ) 

सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 


गोवा राज्य 


सं . १०० / गोवा -वि.स ./ ११ / २००५ ( १):- यतः 
की विधानसभा में ३० - मडगाव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 


कम्मरसारकवायद EPE850seer 


76 
SERIES II No..5 


OFFICIAL GAZETTE GOVT. OF.GOA 

(EXTRAORDINARY No. 3 ) 


9TH MAY, 2005 


भारत निर्वाचन आयोग 


( आ ) उक्त निर्वाचन संबध मे : 


निर्वाचन सदन , 
अशोक रोड , 
नई दिल्ली-११०००१ 

९ मई, २००५ 
दिनांक 

१ ९ वैशाख , १ ९ २७ ( शक ) 


( क ) नाम निर्देशन करने की 

अंतिम तारीख १६-५-२००५ (सोमवार) 
( ख ) नाम निर्देशन की संवीक्षा 
की तारीख 

१७-५-२००५ (मंगलवार) 


(ग ) अभ्यार्थिताएं वापस लेने 

की अंतिम तारीख 


१९ - ५-२००५ ( बृहस्पतिवार ) 


अधिसूचना 
सं . १०० / गोवा-वि.स ./११/ २००५ (१ ):- यतः गोवा राज्य 
की विधानसभा में ४० - पैगीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचित , श्री ईजिंदोर दिआगो फर्नाडीस . का स्थान उनके 
त्याग - पत्र देने के परिणामस्वरूप २९ - १-२००५ को रिक्त हो गया 
है ; और 


( घ ) वह तारीख , जिसको यदि 

आवश्यक हुआ तो 


मतदान होगा 


२-६-२००५ ( बृहस्पतिवार) 


( ङ ) वह तारीख, जिससे पूर्व 

निर्वाचन सम्पन्न करा लिया 
जाएगा नियत करता है, और ७-६-२००५ (मंगलवार ) 


२. यतः ईस प्रकार हुई रिक्ती को भरने के प्रयोजन से 
उप -निर्वाचन कराना है; 


३. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , १९ ५१ (१ ९ ५१ 
क ४३ ) की धारा १५० की उपधारा (१) धारा ३० और ५६ 
के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा : 


( ग) ८.०० बजे पूर्वाहन से ५.०० बजे अपराहन तक का 

समय , ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके 
दौरान यदि आवश्यक हुआ तो , निर्वाचन के लिए 
उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा। 


आदेश से 


( अ ) गोवा राज्य के ४० - पैगीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 
से यह अपेक्षा करता है कि वे ७-६-२००५ (मंगलवार) से 
पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और 
किए गए आदेशों के उपबन्धो के अनुसार राज्य की 
विधानसभा में उक्त रिक्त को भरने के प्रयोजन से एक 
व्यक्ति निर्वाचित कर 


हस्ताक्षर / 
( के. आर. प्रसाद ) 

सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 


GOVERNMENT PRINTING PRESS, 

PANAJI - GOA 
PRICE - Rs . 4.00 


ANTEEEEEcom 


